रजिस्ट्री सं . डी . एल .-33004/ 94 


REGD. NO. D . L .- 33004 / 94 


ANTVA 


Thi 


CAN 


04 


. 


AMARIN 


LI 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग IIT 3 - उप- खण्ड (i) 
PART II --- Section 3 - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रभावित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 306] 

नई दिल्ली , बुधवार, जुलाई 20, 1994/ आषाड़ 29, 1916 
No. 306] NEW DELHI , WEDNESAY, JULY 20 , 1994/ ASADHA 29 , 1916 

नागरिक पूति , उपभोक्ता मामले और 
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 जुलाई, 1994 
मा . का . नि . 591 ( अ ) :--- केंद्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) को धारा 83 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाट और भाप मानक ( पैकेज में रखी वस्तुएं ) नियम , 1977 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : - -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट और माप मानक ( पैकेज में रखी वस्तुएं ) दूसरा संशोधन नियम 1994 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : - - 

" तृतीय अनुसूची 

(नियम 5 देखिए ) 

विनिर्दिष्ट मात्राओं में पैक की जाने वाली वस्तुएं 
1. निम्नलिखित वस्तुएं वजन , माप या संख्या के अनुसार ऐसी मात्रा में पैक की जाएंगी जो उनके सामने दी गई तत्संबंधी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं । 

- - - - - - - - 
क्र . सं . 

-- - - - --- - 
वस्तुएं 

वे माना जिनमें पैक की जाएगी 
2 
1 . बाल प्रहार 

200 ग्राम, 500 ग्राम , 

400 ग्राम में बाल आहार और 
1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 

500 ग्राम में छोटे बच्चे का 
5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम 

आहार पैक करने वाले किसी 
विनिर्माता या पैकर को राजपत्र 

में इस अधिसूचना की तारीख से 
2. छोटे बच्चे का प्राहार 

200 ग्राम , 400 ग्राम , 

180 दिन के पश्चात् ऐसा करने 
1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 

के लिए अनजात नहीं किया 
5 किलोग्राम और 

जाएगा । 
10 किलोग्राम 


- - - 


- 


-- 


-- -- - -- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . 


1720 GI / 94 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3 ( ) ] 
-- - - - --- - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - ---- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


3. बिस्कुट 

20 ग्राम , 50 ग्राम , 75 ग्राम , 100 ग्राम , 150 ग्राम , 200 ग्राम , 250 ग्राम , 

300 ग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम तक 100 ग्राम के गुणगों में । 
4. बेड , जिसके अंतर्गत ब्राउन ब्रेड भी है , किन्तु 100 ग्राम , 200 ग्राम , 400 ग्राम, 800 ग्राम, 1200 ग्राम । 

बन नहीं है । 
5 . मबखन और मार्गरीन के टीनबन्द रहित पैकेज 25 ग्राम , 50 ग्राम, 100 ग्राम , 200 ग्राम , 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 

किलोग्राम , 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणगों में । 


6. अनाज और दाल 


100 ग्राम , 200ग्राम , 500 ग्राम , 1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 5 किलोग्राम और 
। तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में । 


7 . काफी 


25 ग्राम , 50 ग्राम , 100 ग्राम , 200 ग्राम , 500 ग्राम , 1 किलोत्राम और 

तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणगों में । 


8 . चाय 


25 ग्राम , 50 ग्राम , 100 ग्राम , 250 ग्राम , 500 ग्राम , 1 किलोग्राम और 

तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में । 


9. वे सामग्री , जिन्हें पेय के रूप में पुन : बनाया जा 

मकता है । 


25 ग्राम , 50 ग्राम , 100 ग्राम , 200 ग्राम , 500 ग्राम , 1 किलोग्राम और 

तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में । 


10 . खाद्य तेल 


50 ग्राम , 100 ग्राम , 200 ग्राम , 500 ग्राम , 1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 

5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में ( यदि शुद्ध माना 
परिमाण के रूप में घोषित की जाए तो यथास्थिति ) मिलीलिटरों या लिटरों 
में वही संख्या । 


11. वनस्पति और घी 


50 ग्राम , 100 ग्राम , 200 ग्राम , 500 ग्राम , 1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 

5 किलोग्राम और तत्पश्चात् , 5 किलोग्राम के गुणों में । 


12. दुग्ध चूर्ण 


50 ग्राम से कम कोई निर्बन्धन नहीं , 50 ग्राम , 100 ग्राम , 200 ग्राम , 500 

ग्राम , 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 500 ग्राम के गुणजों में । 


13. डिब्बियों में दियासलाई की तिल्लियां 


10, 20, 50, 60 और 100 और तत्पश्चात् 50 के गुणजों में । 


14. साबुनरहित अपमार्जक ( चूर्ण ) 


50 ग्राम से कम कोई निर्बन्धन नहीं , 50 ग्राम , 100 ग्राम , 200 ग्राम , 
500 ग्राम , 700 ग्राम , 1 किलोग्राम , 1 . 5 किलोग्राम , 2 किलोग्राम और 
तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणों में । 


15. चावल (पाउडर किया हुआ), फ्लोर , पाटा , 

ग्वा , सूजी 


100 ग्राम , 200 ग्राम , 500 ग्राम , 1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 5 किलोग्राम 

और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में । 


16. नमक 


50 ग्राम मे कम 10 ग्राम के गुणजों में , 50 ग्राम , 100 ग्राम , 200 ग्राम , 
500 ग्राम , 1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 5 किलोग्राम और तत्पश्चात 5 किलो 

ग्राम के गुणजो में । 


17. साबुन : 

( क ) कपड़े धोने का साबुन 


50 ग्राम, 75 ग्राम , 100 ग्राम और तत्पश्चात् 50 ग्राम के गुणजी में । 


( ख ) माबुनरहित अपमार्जक टिकियां/कार 


50 ग्राम , 75 ग्राम , 100 ग्राम, 125 ग्राम , 150 ग्राम , 200 ग्राम , 250 ग्राम , 

300 ग्राम , और तत्पश्चात् 100 ग्राम के गुणजों में । 


[ भाग II - - ण्ड 3 ( )] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
= - = . - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - . -- .. . - - - - - - - -- - - - - - - 

2 


- 


- - - - -- - - - - - - - - - - - 


- - - - - -- 


- - -- -- - - - - - 


- - -- - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - -- 


- - - - - - - - -- - - -- - 


( ग ) नहाने का साबुन , 

25 ग्राम , 50 ग्राम , 75 ग्राम, 100 ग्राम , 125 ग्राम , 150 ग्राम और 
__ जिसके अंतर्गत सभी किस्म का बाथ सोप तत्पश्चात् 50 ग्राम के गुणजों में । 
(टिकिया ) है । 
18. वातित मृदु प्रेय और अन्य अमद्यसारिक पेय । 100 मिलिलिटर , 150 मिलिलिटर, 200 मिलिलिटर, 250 मिलिलिटर 

300 मिलिलिटर, 330 मिलिलिटर ( केबल डिब्बों में ) 500 मिलिलिटर , 
750 मिलिलिटर, 1 लिटर , 1 . 5 लिटर, 2 लिटर और तत्पश्चात् 5 लिटर , 
तक 1 लिटर के गुणजों में । 


19. थैलों में सीमेट । 


1 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 5 किलोग्राम , 10 किलोग्राम , 20 किलोग्राम और 
50 किलोग्राम । 


20. पेंट बानिश आदि : 


( क ) पेंट ( जो पेस्ट पेंट या ठोस पेंट से भिन्न 

है ) वानिश, वानिश स्टेन, एनेमल । 


50 मिलिलिटर , 100 मिलिलिटर, 200 मिलिलिटर , 500 मिलिलिटर , 

1 लिटर , 2 लिटर , 3 लिटर , 4 लिटर , 5 लिटर और तत्पश्चात 5 किलोग्राम 
के गुणजों में । 


( ख ) पेस्ट पेट तथा ठोस पेंट 


500 ग्राम , 1 किलोग्राम , 1 . 5 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 3 किलोग्राम , 

5 किलोग्राम , 7 किलोग्राम , 10 किलोग्राम और तत्पश्चात , 5 किलोग्राम के 
गुणजों में । 


टिप्पण : इस अनुसूची को अनुशा से किसी भी प्रकार ऊपर उल्लिखित मदों में से किसी मद के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क वसूल करने का ढंग प्रभावित नहीं होगा । 

3. चतुर्थ अनुसूची में , मद संख्यक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यक और प्रविष्टियां 
अन्त : स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- - 


" 14क . सभी किस्म के बाथ सोप । " 


[ फाइल संख्या डठल्यू . एम . 10( 33 )/ 93 ] 

राजी व श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : 


मूल नियम सा . का . नि . सं . 622( अ ) तारीख 26 सितम्बर , 1977 द्वारा अधिसूचित किये गए थे और उसके पश्चात् 
निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-- - 


1 . मा . का . नि . 347 ( अ ) तारीख 30- 6- 1978 


2. सा . का . नि . 59 ( अ ) तारीख 23- 3- 1980 
3. सा . का . नि . 303( अ ) तारीख 31 - 3-1983 


4 . मा . का नि . 25 3 ( अ ) तारीख 31 - 3- 1984 


5 सा . का . नि . 316 ( 9 ) तारीख 30- 4- 1984 


६ मा . का . नि . 39 3 ( ) तारीख 23- 5- 1984 


7 . सा . का . नि . 969 ( अ ) तारीख 20- 2- 1985 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sąc. 3 (1) ] 

- - - - - - - - = - = = 


- LIB. sumo - 

S 


I 


. - 


8. Fr. fr. fa . 458 ( 7 ) arte 25-5- 1985 
9 . 91 . ft . FT . 32 ( 9 ) arte 17- 1 - 1986 


10 . HT . FT . f . 1005 ( ) at TS 8 -6 - 1986 


11. Higit . fr . 730 ( 9 ) TATE 25 - 8 - 1987 


T . fo . 19 ( ) 


AT 8- 1- 1988 


13. F .Ar, f . 779 ( ) 


E 11- 7 - 1988 


14. " IT . FT. ft . 511 ( 7 ) 


Tot 


25- 5 - 1990 


15. HT , 41 . fl. 601 ) ate 26 -6 - 1990 
16. HT. T. fot . 50 ( 9 ) arter 17- 1- 1992 

11 . Alfa . 88 ( # ) arta 6 -2- 1992 
18.F T . fl . 531( a ) Ara 15 - 5- 1992 
19 . 1 . 4T . FT . 252 ( ) TTT 2- 3- 1993 
20 . 7. 41. fo . 578 (* ) Acts 26-8- 1993 
21. FT.# . ft . 314 ( # ) 12-3-1994 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 


NOTIFICATION 


Now Dehi, the 20th July, 1994 . 


G .S .R . 591 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 83 of the Standards of Weights and Measures 
Act, 1975 (6 ) of 1975 ), th : Central Government hereby makes the following rules further to amend the Standards 
of Wig i ; and Missures ( Packaged Commodities ) Rules , 1977, namely : 


1 . ( 1 ) T1239 rules may be called the Standards of Weights and Measures ( Packaged Commodities ) Şecord 
Amnd rent Rules , 1994. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . For the Third Schedule , the following shall be substituted , namely :- - 

" THE THIRD SCHEDULE 

( See rule 5) 
Commodities to be packed in specified quantities 

1. The following commodities shall be packed in such quantities by weight,measure or number as are specified 
in the corresponding entrios against them . 


$ I. 


Commodities 


- - 


Quantities in which to be packed 

- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . Baby food 


2 . Weaning food 


200g , 500 g, 1 kg , 2kg, 5kg and 10kg. ) Any manufacturer of packer 

packing baby food in 400g 
200g, 400g, 1 kg , 2kg, 5kg and 10kg . ) and wcaning food in 500g 

shall not be allowed to do so 
beyond 180 days from the 
date of publication of this 
notification in the Official 
Gazette . 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


[Art II --- 


3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- - 


- 


3 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- - - 


-VG 


3 Biscuits 


25g , 50g , 75g , 100g , 150g, 200g , 250g , 300g and thereafter in 
multiples of 100g upto 1 kg . 


4 . Bread including brown bread but excluding 100g , 200g, 400g, 800g, 1200g , 

bun , 
5. Uncanned packages of butter and 25g, 50g , 100g, 200g . 500g , 1kg 
margarine 

multiples of 5 kg 


2kg, 5kg . and thereafter in 


6 . Cereals and Pulses 


100g , 200g , 500g , 1 kg , 2kg, 5kg and thercaſter in multiples of 5 kg . 


7 . Coffee 


25g , 50g , 100g , 200g , 500g , Skg and thercafter in multiples of 1kg . 


8 . Tea 


25g, 50g , 100g. 250 , 500, 1kg and thereafter in multiples of 1kg . 


25g, 50g , 100g, 200g , 500g, Ikg and thereafter in multiples of 1kg . 


9. Materials which may be reconstituted as 

beverages , 


10 . Edible Oils 


50g 100g , 200g , 500g , 1 kg, 2kg. 5kg, and thereafter in multiples 
of 5kg ( If net quantity is declared by volume the same number in 
inililitres or litres , as the casem y be) . 


11. Vanaspathi ard ghee 


50g, 100g , 200g , 500g , 1 kg , 2kg, 5 kg and thereaftor in multiples of 
5 kg 


12 . Milk Powder 


Below 50g no restriction , 50g . 100g , 200g , 500g , 1 kg and thereafter 
in multiples of 500g , 


13 . Match sticks in boxes 


10 , 20 , 50 , 60 and 100 and thereafter in multiples of 50 . 


14 . Non - soapy detergents (powdec ) 


Below 50 g no restriction . 50g. 100g 200g , 500g, 700g , 1kg , 
1.5 kg , 2 kg and thereafter in multiples of i kg . 


15 . Rice (powdered ), flour , atta , rawa and suji 100g , 200g , 500g , 1 kg, 2kg , sky and theroafter in multiples of 5kg. 


16 . Salt 


Below 50g in multiples of 10g. 50g , 100g, 200g, 500g , 1 kg, 2kg , 
5kg, and thereafter in multiples of 5 kg. 


17 . Soaps 

(a ) Laundry Soup 
(b ) Non - soapy detergent cakes/bars 


50g, 75g , 100g, and thereafter in muliples of 50 . 
50g , 75g , 100g , 125g , 150g , 200g , 250g , 300g . and thereafter in 
multiples of 100g. 
25g , 50g, 75g , 100g, 125g , 150g and thorcalier in muitiples of 50g . 


(c ) Toilet Soap including all kinds of 

bath soap (cakes ) 


18 . Aerated soft drinks and non -alcoholic 

beverages. 


100m ), 150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 330 (in cins only ), 500ml, 
750ml, 1 litre, 1.5 litre, 2 litre and thereafter in multiples of 1 litro 
upto 5 litre . 


19 . Cement in bags. 


1 kg , 2 kg , 5 kg, 10kg , 20kg , and 50 kg . 


17 . 0 G1/94 – ? 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II — SEC . 3 ( 1) ] 
- - -- - - - --- - - - - = = 

- - - - . - - - - - 

3 
- - - - - - . . - - - - - - 

- -- 
20 . Paint varnish etc . 
(a ) Paint (other than paste paint or 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1 litre, 2 litre , 3 litre, 4 litre, 5 litre and 

solid paint ) va . nish , varoish stains , thereulter in multiples of 5 litres . 
enimles. 


(h ) Puste paisit wt . d solid paint. 

500g , 1 kg , 1.5kg, 2 kg . 3 kg , 5 kg , 7 kg and thereafter in multiples 

of 5 kg. 
- -- - - - - - . - - . -- - - - - - - - 
Note : The provisionsof this Schedule shallin no way ullect the mode of realising the Central Excise Duty on any of 
the items mentioned above ." 


3 . 117 tie Fourth Schedule , after serialnumber 14d thecoas rolating thereto , the following serial number 
and the entireshall be insertea , tunely : --- 


" 14 . A . All * ds of 13 . th soups . 


( F . No . WM -10 ( 38 )/ 93 ) 


RAJIV SRIVASTAVA , Jt. S - cy . 


FooiNote : Thepricipal ule , were noulid vid : GSR 622( E ) dated 26th September , 1977 Ud subsequently 
imei dec vid :: 
1 . GSR 347 ( E ) d .11 d 30 -6 -1978 
2. GSR 59( F ) durid 23 3-1980 

GSR 303 (L ) dated 31 - 3- 1983 
4 . GSR 253 ( E ) dated 31- 3 -1984 
5 . GSR 316 (E ) dated 30 -4-1984 
6. GSR 393 ( t ) dated 23-5-1984 
7. GSR 969 ( E ) dated 20 - 2 - 1985 
8 , GSR 458 (E ) dated 25 -5- 1985 

9. GSR 322(E ) dated 17-1- 1996 
10 . GSR 1005(E ) datid 8-6-1986 
11. GSR 730 (E ) dated 25 -8- 1987 
12. GSR 19( E ) dater. 8-1- 1988 
13 . GSR 779( E ) ated 11- 7- 1988 
14 . GSR 511( F ) dated 25 -5- 1990 
15 . GSR 601( E ) dated 26 -6 - 1990 
16 . GSR 50 ( E ) dated 17 -1- 1992 
17 . GSR 88( E ) dated 6 -2- 1992 
18 . GSR 531 (E ) dated 15-5 -1992 
19 . GSR 252( E ) dated 2 -3 -1993 
20 . GSR 578 ( E ) dated 26 - 8- 1993 
21. GSR 314 (F.) dated 12 -3-1994 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mava Puri, New Delhi- 110064 

and Palehed by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1994 


